सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या- 714 


26 भाद्र, 1938 ( श० ) 
राँची, शनिवार , 

___ 17 सितम्बर , 2016 (ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


आदेश 

23 अगस्त , 2016 
संख्या:- 5/ आरोप -1- 27 / 2016 का . 7268-- श्री अर्जुन राम ( तृतीय बैच, गृह जिला- लोहरदगा), झा०प्र०से० के 
विरूद्ध प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बालूमाथ एवं चन्दवा, लातेहार की पदस्थापन अवधि में उपायुक्त, लातेहार के 
ज्ञापांक - 326, दिनांक 25 फरवरी , 2016 द्वारा इंदिरा आवास योजना के तहत् लाभुकों को शौचालय सामग्री, 
धूम्ररहित चूल्हा एवं योजना बोर्ड के क्रय एवं वितरण में अनियमितता बरतने एवं 83 ,91,580 रूपये का 
अनियमित तरीके से भुगतान करने संबंधी गंभीर आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं । 

2. उक्त आरोपों के लिए श्री राम को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं 
अपील) नियमावली, 2016 के नियम -9( क ) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है । 
3. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय दक्षिणी छोटानागपुर 
प्रमंडल , राँची रहेगा । 
4. निलंबन अवधि में श्री राम को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम - 96 के अन्तर्गत मात्र जीवन 
निर्वाह भत्ता देय होगा । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से, 

दिलीप तिर्की, 
सरकार के अवर सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 714 - 50 | 


